. 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 225 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019 - ज्येष्ठ 24, शक 1941 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 14 जून 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 131/ 2008 / 32. - छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र . 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1 ) तथा 
धारा 65 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 131 / 2008 / 32 , 
दिनांक 28 - 08 - 2018 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है : 


उक्त अधिसूचना में उल्लेखित “ अटल नगर ” के नाम के आगे “ नवा रायपुर " जोड़ा जाता है. अर्थात् अब इसे “ नवा रायपुर अटल नगर ” के नाम 
से जाना जायेगा. 


उक्तविशेष क्षेत्र हेतु गठित “ अटल नगर विकास प्राधिकरण, ” अटल नगर ,जिला रायपुर को अधिनियम की धारा 65 (1 ) के अंतर्गत “ नवा रायपुर 
अटल नगर विकास प्राधिकरण ” के नाम से जाना जायेगा. 


कंपनी अधिनियम, 2013 ( केन्द्रीय क्रमांक 18 वर्ष 2013) के अंतर्गत गठित “ अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड ” के नाम के आगे 
" नवा रायपुर ” जोड़ा जाए. अर्थात् अब इसे “ नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड ” के नाम से जाना जायेगा . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रेजीना टोप्पो, अपर सचिव . 


449 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


